PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 6 , 1983 (AGHN . 15 , 1905 SAKA ) 


2009 


लोक निर्माण विभाग 

सिंचाई शाखा) 
24 नवम्बर, 1983 


, 


सं. 18/7/31- सिं . वर्कस/( 4).-- हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम , 1976, को संशोधित करने के लिए नियमों 
का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नहर तथा जल-निकास अधिनियम , 1974, की धारा 65 
की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा उन्हे इस निमित समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन 
व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनकी इससे प्रभावित होने की सम्भावना हो , संशोधित करने का प्रस्ताव करते हैं । 


इसके द्वार नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति 
पर या उसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप और ऐसी प्रायत्तियों अथवा सुझ.वों पर , यदि कोई हों , जो सचिव , हरियाणा सरकार , 
लोक निर्माण विभाग सिंचाई शाखा, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लिखित अवधि की 
समाप्ति से प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी 


प्रारूप नियम 


ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास ( पहली संशोधन ) नियम , 1983 कहे जा सकते हैं । 


2 . 


हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम , 1976 ( जिन्हे इसमें इसके पश्चात् रक्त नियम कहा गया है ) में नियम 7 के 
अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे , अर्थात् : 


"योजना की प्रति पंचायत तथा सम्बन्धित पतवारी को भी निरीक्षण के लिए भेजी जाएगी । 
उक्त नियमों में , नियम 9 में , हाशिए के शीर्ष के अन्त में अंक तथा को टक " 20 ( 3) " जोड़ दिए जाएंगो 


3 . 


उक्त नियमों में , नियम 13 में , उपनियम ( 2 ) में , " भीतर पाती है " शब्दों के स्थान पर "बाहर आती है " शब्द 


. 


रखें जाएंगे । 


- 


57 उक्त नियमों में , नियम 16 में , हाशिए के शीर्षक में , “ सफाई कारण ", शब्दों के स्थान पर “ सफाई सम्बन्धी तथा 
अन्य कारण " द रखे जाएंगे । 


उक्त नियमों में , नियम 17 में , उप नियम ( 1 ) में , 


( क ) खंड ( II ) में , "यह आदेश देगा ", शब्दों के स्थान पर , “ यह आदेश दिया जाएगा ", शब्द रखे जाएंगे , तथा 
( ख ) खंड ( 4 ) में , जल “निकास युग " शब्दों के स्थान पर, "जल निकास " शब्द रखे जाएंगे । 


7 . 


- 


उक्त नियमों में , नियम 18 में , निम्नलिखित हाशिए वाला शीर्षक जोड़ दिया जाएगा , अर्थात् 
" संविदा पर जल का प्रदाय/ धारा 17 " | 


8 . 


उक्त नियमों में , नियम 20 में , 


( क ) पाने वाले " मंडलीय नहर अधिकारी ," शब्दों के स्थान पर, "मंडलीय नहर कार्यालय " शब्द रखे जाएंगे , और 
ख ) "इसे बनाना " शब्दों के स्थान पर, " इसके बनाना ", शब्द रखे जाएंगे ? । 


9 . 


उक्त नियमों में , नियम 24 में , 


-- 


हाशिए वाले शीर्षक में , अन्त में , चिन्ह तथा अंक "धाराएं 28, 29 तथा 30 " जोड़ दिए जाएंगे ; और 
सारणी में “बीस गुणा " शब्द जहां, कहीं भी पाएं , उनके स्थान पर, “पांच गुणा ", शब्द रखे जाएंगे । 


10 . 


उक्त नियमों में ,नियम 44 में , उपनियम ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् 


"( 1 ) ज्योंही सिंचाई बुकिंग क्लर्क के कार्यभार के अधीन किसी गांव के बारे में मांग विवरण ( खतोनी ) पूरी हो , 

वह मांग पचियां तैयार करेगा और गांव के लम्बरदार ( लम्बरदारों ) तथा सिंचाई कर्ताओं को मुनादी द्वारा 
उस तिथि / उन तिथियों के बारे में सूचना देगा जिसको/जिनको ये गांव में वितरित की जाएंगी । लम्बरदार 


2010 


HARYANA GOVT OAZ . , DEC . 6. 1983 (AGHN . 15 , 1905 SARA ) 


I PARTI 


- 


सिंचाईकर्ताओं को उपस्थित होने और उनके द्वारा सिंचाई बुकिंग क्लर्क से मांग पर्चियां लए जाने की 
अपेक्षा करेगा/ करेंगे जो उन्हें हल्के के मांग विवरण के पूरे हो जाने के दस दिन के भीतर ति -ियुक्त पावती 
( पावतियां ) लेकर पर्चियां बांटेगा । अवितरित मांग पचियां , यदि कोई हों , सिंचाई बुकिंग क्लर्क द्वारा 
गांव के लम्बरदार को सौंप दी जाएंगी, जो उन्हें सम्बन्धित सिंचाईकर्ता (सिंचाईकर्ताओं ) को सकी/उनकी 
तिथि युक्त पावती ( पावतियां ) लेकर वितरित कर देगा । लम्बरदार पावती । 

( पावतियां सहित ऐसे 
वितरित की गई मांग पचियां का विवरण सिंचाई बुकिंग क्लर्क को अभिलेख के लिए दे देगा । पावती 

रिकार्ड सिंचाई बुकिंग क्लर्क के कार्यालय में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक रखा जाएगा 

उक्त नियमों में ,नियम 45 में, “स्थानीय जांच ", शब्दों के स्थान पर, “प्राक्षेपकर्ता को सम्यक् नोटिस दिए जाने के 
पश्चात् स्थानीय जांच " शब्द रखे जाएंगे । 


" 


। " 


- 


11. 


12. 


उक्त नियमों में , नियम 50 में , 
( क ) उपनियम ( 1 ) में पाने वाले “माप तयासिंचाई की सही, रिपोर्ट ", शब्दों के स्थान पर "म्प .. सिंगाई और माँग 

पचियों के वितरण की सही रिपोर्ट " शब्द रखे जाएंगे , और . 
( ख ) उपनियम ( 3 ) में , पाने वाले "दायर किए गए " शब्दों के स्थान पर, "नियत किए गए " शब्द रखे जाएंगे । 


13. 


उक्त नियमों में , नियम 51 में , पाने वाले शब्द " का उपनियम ( 3 ) " हटा दिए जाएंगे । 
14. उक्त नियमों में ,नियम 55 में अंग्रेजी पाठ में , "कैनाल कैनाल शैल . शब्दों के स्थान पर , "कनाल- शैल; " 

शब्द 
रखे जाएंगे ।। 

15. उक्त नियमों में , नियम 58 में , आने वाले " 5. 50 मीटर चौड़ाई " शब्दों और अंकों के स्थान पर, " चौड़ाई में 
5.50 मीटर " शब्द रखे जाएंगे । 


16. 


17. 


उक्त नियमों में , नियम 73 में अंग्रेजी पाठ में , " संकन आफ " शब्दों के स्थान पर “ संकन प्रार " शब्द रखे जाएंगे । 

उक्त नियमों में , नियम 77 में , हाशिए वाले शीर्षक में आने वाले अंक " 36 " के स्थान पर, अंव " 27 " रखा 
जाएगा । 

18. उक्त नियमों में , नियम 78 में खंड ( ख ) में , " तहसीलें तथा थाने आदि " शब्दों के स्थान पर, "तहसीलें , थाने 
और पंचायत घर आदि , ” शब्द रखे जाएंगे । 

उक्त नियमों में , नियम 88 में , अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे अर्थात् 


19. 


-- 


"निर्धारितियों की जिन्हें पावती लेकर मांग पचियां न बांटी जा सकी हों , जिलेदार अथवा तहसीलदार द्वारा उनकी 

पावती के बदले में नई मांग पचियां वितरित की जाएंगी "। 
उक्त नियमों में , नियम 96 में , 


20. 


( क ) हाशिये वाले शीर्षक में अंग्रेजी पाठ में , “प्रोकेमेशनस " शब्द के स्थान पर , शब्द "प्रोक्लेमेशनस " रखा जाएगा , 
( ख ) उपनियम ( 3 ) में , खंड ( ख ) में आने वाले शब्द “निकट " के स्थान पर, " पर " शब्द रखा जाएगा, और 
( ग ) उपनियम ( 9 ) में , “ रजिस्ट्रीकृत पत्र " शब्दों के स्थान पर "रसीदी रजिस्ट्री पन ", शब्द रखे जाएंगे । 

21. उपनियमों में , नियम 98 में , अंग्रेजी पाठ में आने वाले शब्द " डेलीगेशन " स्थान पर " डेलीगेशन " शब्द रखा 
जाएगा । 

22. उक्त नियमों में , नियम 105 में , 
( क ) “विनिश्चय या आदेश की प्रति " शब्दों के स्थान पर "विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रति " शब्द रखे जाएंगे , 
( ख ) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् : 

" परन्तु उस विनिश्चय या आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की 
अपेक्षा को तुरन्त आवश्यकता की दशा में उसके कारण लिखे जाने के बाद अपीलीय अधिकारी द्वारा छोड़ा 

जा सकता है । फिर भी प्रमाणित प्रति , अपील प्रस्तुत करने के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी । 

उक्त नियमों में , नियम 120 में , "विनिश्चय का आदेश " शब्दों के स्थान पर , " आदेश अथवा विनिश्चय " शब्द 
रखे जाएंगे । 

एस. जी . सुन्दरम , 
सचिव हरियाणा सरकार , 
सिंचाई विभाग , चण्डीगढ़ । 


, 


23. 


PART 0 


HARYANA GOVT.GAZ , DEQ . 6, 1933 (AGHN . 15 , 1905 SAKA ) 


2011 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( IRRIGATION BRANCH ) 


The 24th November , 1983 


No. 18 / 7 /81-1W ( 4 ).— The following draft of the rules , to amend the Haryana Canal and 
Dranage Rules, 1976 which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers 
conferred by sub -section (1) of section 65 of the Haryana Canal and Dranage Act , 1974 and all other 
powers enabling him in this behalf are published for the information of all 

persons likely to be 
affected thereby : 


Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration by the 
Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of 
this notification together with objections and suggestions, if any , which may be received by the 
Secretary , to the Government, Haryana, Public Works Department, Irrigation Branch , Chandigarh 
from any person in respect of of the draft before the expiry of the period so specified ; 


. 


DRAFT RULES 


(a) These rules may be called the Haryana - Canal and Drainage (1st Amendment) Rules, 


1983 . 


(b ) In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, the follwing Amendments shall be made, 

pamely : 


The following shall be added at the end of rule 7 : -- 


(1) " A copy of the scheme shall also be sent to the Panchayat and the Patwari con 

cerned for Inspection " . 
(2) In rule 9, the figures and bracket :-20 (3)”, shall also added in the margin alongwith the 

figures and bracket " 20 (1 )" . 


(3) In rulo 13 (2 ), the word " within " appearing in 3rd line shall be substituted by the word 

" beyond " . 


(4) In rule 16 the words " Sanitary reasons" shall be substituted by “ Sanitary and other 

reasons” in the heading of the above said rule . 
(5) In rule 17 (I) (ii), after the word “ shall” appearing in line 12 the word “ be” shall be 

added . In rule 17 (I) ( iv ); the word " age" appearing in lin 2 shall be deleted . 


(6 ) The following shall be added in margin of rule 18 : -- 

“ Supply of water on contracts , Section 17 " . - 


( 7 ) In 


20 , the words “ Divisional Canal Officer" appearing in line 7, the words 
“ Divisional Canal Office " shall be substituted and for the word " it " appearing in line 
9 , the word " its" shall be substituted . 


(8 ) In column 3 of the table below rule 24, the words " twenty times." wherever occurring shall 

be substituted by the words " six times" . 


(9 ) Sub- rule (1) of rule 44 shall be substituted by the following clause (1):-- 
“ (1) As soon as the demand statement (Khatauni) in respect of a village under the 

charge of the Irrigation Booking Clerk is complete , he shall prepare the demand slips 
and inform the Lamberdar (s) and the irrigators of the village by beat of drum about 
the date (s ) on which the same shall be distributed in the village. The Labmberdars 
shall call upon the irrigators to attend and receive 

receive the demand slips from 
the Irrigation Booking Clerk who shall deliver the same to them against their dated 
ackowledgement (s) within ten days of the completion of the demand statement of the 
Halqua . The undistributed demand slips, if any , shall be entrusted by the Irrigation 
Booking Clerk to the Lamberdar (s) of the village who shall distribute the same to 


? 


PATII 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 6. 1983 (AGHN. 15, 1905 SARA) 


2012 


on 


the concerned irrigator (s) against his /their dated ackowledgement. The Lamberdar (s ) 
shall pass 

alongwith thc acknowledgement (s ) the statement 
of demand slips so distributed by him to the Irrigation Booking Clerk for 

record . 
The record of aonowledgement shall be maintained in the office of the Irrigation 
Booking Clerk for a minimum period of two years " . 


( 10 ) In rule 45 , in between the word " enqury and " and " appearing in line 14 , the 

following words shall be inserted ; 
" after giving due notice to the objector” . 
(11) In rule 50 (1), the words " measurement and correct report of irrigation " appearing in lines 

6 and 7 shall be subsitiuted by the words measurement correct report of irrigatiort and 

distribution of demand slips etc " . 
(12 ) In sub -rule 3 of the rula 50, the word " filed ” appearing in line" 5 shall be substituted 

by the words " fixed . 
(13) In rule 51, the word figure and bracket sud- rule (3) of” appearing in lines land 2 shall 

be deleted . 


(14) In rule 55 , the word " canal" appearing in between the words " canal" and " shall ” shall 

be deleted . 


+ 


(15) In rule 58, in between the words " metres " and " width " appearing in line 6 , the word 

" in " shall be inserted . 
(16 ) In rule 73 , the word " of " appearing at the end of first line shall be substituted by 

the word " or " . 
(17) , In rule 77, for the figure “ 36 " appoaring at the ond of the marginal note , the figure 

" 27 " shall be substituted . 


(18 ) In sub -clausc (b ) of Rule 78 , the word ." Tehsil” and Thanas, etc" . shall be sub 

stituted by the words “ Tchsil, Thanas and Panchayat Garhs etc." 


(19 ) In rule 88 , the following words shaly be added at the end : 
" Fresh demand slips shall be issued by the Zilladar : Or Tehsildar to the assesses to 

whom the same could not be distributed against his acknowledgement." 
( 20 ) In rule 96 , the word " procamations" appearing in the marginal note shall be substituted 

by the word proclamations" . 
(21) In clause (b ) of sub -rule ( 3) rule 96 , the word ncar " appearing in first line shall be 

substituted by the word " at " . 
(22) In sub -rule (9) of of rule 96 , the words " registered letter appearing in fourth line 

shall be substituted by the word registered letter with acknowledgoment” . 
( 23 ) In rule 98 , the word deligation " appearing in first line shall de substituted by 

the word delcgation " . 
( 24) The following proviso shall be added to rule 105: 
" Provided that the appeal should be accompanied by a certified copy of of the order 

appealed against. However, the requirement of submitting a certified copy of the 
order appealed against may be dispensed with by the appellato officor in case of 
urgency after recording the reasons thereof. The certified copy shall however be 

produced within fourteen days of the submission of the appeal" . 
(25) In rule 120 , for the word “ of” appearing at the end of first line the word " or" 

shall be substituted . 


S. G. SÚNDARAM , 


Secrotary to Government, Haryana , 
Irrigation Department, Chandigarh . 


